निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 418 ) 


7 ज्येष्ठ 1935 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 28 मई 2013 


विधि विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 


14 मई 2013 


पटना 


सं0 ए0 /वि0आ0( स्था ) 16/ 2011/ 3502/ जे0 — विधि विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 
ए0 / ए0बी0 - 02 /2007 - 7635 / जे0 , दिनांक 12. 10. 2012 द्वारा बिहार राज्य विधि आयोग , पटना में तीन अंशकालीन 
सदस्यों यथा प्रो० डा0 ए0 लक्ष्मीनाथ , डा0 केदार नाथ पोद्दार एवं डा0 अंशुमन की नियुक्ति की गई है। उक्त 
अधिसूचना की कंडिका-(3) में “ अंशकालीन सदस्यों को आयोग की बैठक में भाग लेने हेतु प्रथम श्रेणी का 


त 


यात्रा भत्ता देय होगा । " का उल्लेख है । विधि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - ए0 / वि0आ0 ( स्था ) - 16/ 2011 - 4247 


दिनांक 21.06 . 2011 द्वारा बिहार राज्य विधि आयोग के अंशकालीन सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु प्रति 
बैठक मो0 250/ - ( दो सौ पचास ) रूपये परिवहन भत्ता की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की गई है । 


उपर्युक्त आलोक में परिवहन भत्ता को आगे जारी रखने के संबंध में विचारोपरांत विधि विभागीय 


अधिसूचना संख्या - ए0 / ए0बी0 - 02 / 2007- 7635/ जे0 , दिनांक 12 . 10. 2012 की कंडिका- (3 )में निम्न अंश जोड़ी जाती 


" पटना स्थित आयोग के अशंकालीन सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक मो0 250 / - ( दो सौ 


पचास ) रूपये परिवहन भत्ता देय होगा । " 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 मई 2013 
2 . प्रस्ताव/ प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार सिन्हा 


सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
__ बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 418-571+ 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


